पंजी . क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र. - 108 - भोपाल - 09-- 11. 


ध्य प्र 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/ 153, 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


- 


- 


सत्यमेव जया 


जयते 


- 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 463 ] 


भोपाल, गुरुवार , दिनांक 23 सितम्बर 2010 - आश्विन 1, शक 1932 


कमगढ़ 


विधि और विधायी कार्य विभाग 

भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2010 
फा . क्र .. 17( ई ) - 181- 10 - इक्कीस - ब ( दो ). - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 24 सितम्बर 2010 से 26 सितम्बर 2010 तक 
की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये 
विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ए. जे . खान , सचिव . 
1. श्री राकेश कुर्मी, जिला आबकारी अधिकारी , टीकमगढ़ 

श्री ए . के . उपाध्याय , उपवन मंडलाधिकारी , टीकमगढ़ 
3. श्री आर. पी . सिंह , उपवन मंडलाधिकारी, निवाड़ी 
4 . श्री बीरेन्द्र कुमार, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, जिला टीकमगढ़ 

श्री ए. एस . लहगेरे, वनक्षेत्रपाल , टीकमगढ़ 
श्री आर. के . थापक , वनक्षेत्रपाल , जतारा 

श्री मुकुन्द सिंह, वनक्षेत्रपाल, निवाड़ी 
8. श्री बी . एस. बरकड़े, वनक्षेत्रपाल , निवाड़ी 

श्री जे . पी . रावत , वनक्षेत्रपाल , ओरछा 
10 . श्री आशकृत तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , टीकमगढ़ 
11. श्री वीरेन्द्र कुमार कोरी, अधीक्षक, भू - अभिलेख , टीकमगढ़ 
12. श्री जे. पी . मेहरा , अधीक्षक , भू - अभिलेख , टीकमगढ़ 

श्री संजय अग्रवाल , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , बल्देवगढ़ 
14. श्री वीरेन्द्र पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , निवाड़ी 

श्री चन्द्रसेन सिंह , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , जतारा 

श्री सिद्ध गोपाल वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , पलेरा 
17 . श्री एल. एन. विश्वकर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पृथ्वीपुर 
18 . श्री एम . के. द्विवेदी, जिला रोजगार अधिकारी, टीकमगढ़ 

श्री आर. एन . अग्निहोत्री, सहायक संचालक, मत्स्य , टीकमगढ़. 
श्री एस. के . पाण्डे, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टीकमगढ़ 

925 
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010. 


ioo. 


13. 


